इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 38 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 20 सितम्बर 2019 - भाद्र 29, शक 1941 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश 

गुना, दिनांक 30 अगस्त 2019 


कमांक: -डूडा / 355 / वार्डो का विस्तार / 2019 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (कमांक 37 
सन् 1961 ) की धार। 29 की उपधारा (1 ) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डो का विस्तार) नियम, 1994 के 
तारतम्य में प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , भास्कर लाक्षाकार कलेक्टर, जिला गुना, नगर परिषद् 
आरोन के वार्डो का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ तथा प्रारंभिक प्रकाशन के 
15 दिवस के भीतर दावे आपत्ती समक्ष में प्रस्तुत कर सकते है बाद म्याद कोई आपत्ती मान्य नहीं होगी । 


वार्डका नाम 


वा 
र्ड 


जनसंख्या 
अ.जा. | अ.ज.जा. 


चतुर्थ सीमा 


कुल 


क ० 
1 
1 


2 


3 


4 


5 


6 


2143 


962 


419 


आदिवासीपुरा , 
संत 
कबीरदास 
वार्ड 


उत्तर -लियाकत के गुना रोड के मकान से हिम्मतसिंह के 

मकान तक । 
पूर्व हिम्मतसिंह के मकान से डाक बंगला तिराहे तक । 
दक्षिण –भैयालाल ओझा के मकान से वायपास कालोनी 

होते हुये कृषि विज्ञान केन्द्र तक राघौगढ रोड 
का उत्तरी भाग फूलसिंह अहिरवार के मकान 

तक । 
पश्चिम - फूलसिंह अहिरवार के मकान से गजानंद लोधी व 

मंगल सिंह सरदार के मकान से सीधे लियाकत 
के मकान तक । 


191 


192 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


2 


छोटा 
हरिजनपुरा, 
अम्बेडकर 
वार्ड 


1724 


415 


08 


3 


गणेश्वरी 
मौहल्ला, 

छत्रपति 
शिवाजी वार्ड 


उत्तर -नाई मंदिर टिंगरा नाला से तोफान काछी के वाडे 

से लक्ष्मण पटेल के मकान से होते हुये गैस 

एजेन्सी गोदाम तक का उत्तरी भाग ! 
पूर्व - गुना रोड सीताराम शिवहरे के मकान से लल्लू 

त्यागी के मकान से लक्ष्मण पटेल के मकान से 

गुना रोड का उत्तरी भाग । 
दक्षिण - कृष्णपाल राजपूत के मकान से बेहरे के पेड तक व 

सीताराम शिवहरे के मकान तक । 
पश्चिम - कृष्णपाल राजपूत के मकान से राधा कालोनी होते 

हुये पूरनलाल शर्मा के मकान से सीधे लक्ष्मण 

पटेल तक । 
उत्तर -रामचरण काछी गणेश्वरी के मकान से नाई मंदिर । 
पूर्व प्रेमबाबू के मकान से होते हुये अंबिका सोनी के 

मकान से होते हुये बैद्य जी के मकान से सीधे 

भूरा काछी के मकान तक । 
दक्षिण –भैयन ट्रांसपोर्ट से बृजेन्द्र सिंह राजपूत के मकान 

तक । 
पश्चिम भैयन ट्रांसपोर्ट से होते हुये लोधी मौहल्ला नाई 

मौहल्ला, रामेश्वर ओझा के मकान तक । 
उत्तर - बाबूलाल साहू के मकान से मिर्धा मौहल्ला होते 

उपरिंग जी के मकान तक । 
छोटे जैन मंदिर से सार चबूतरा होते हुये बाबूलाल 

साहू के मकान तक । 
दक्षिण -नेहरू कलेशिया के मकान से सदर बाजार होते 

हुये छोटे जैन मंदिर तक । 
पश्चिम नेहरू कलेशिया के मकान से होते हुये प्रताप 

भउआ जी से होते हुये अनिल सोनी के मकान 
से सीधे मकान से सीधे 

भूरा 

काछी तक । 


1745 


196 


0 


4 


प्रताप मार्ग, 

स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानी 

वार्ड 


1760 


205 


11 


उत्तर -खेडापतन माता से वायपास होते हुये बमूरिया 

डेम तक का समस्त पूर्वी भाग । 
पूर्व प्रकाश ढीमर के मकान से सामने वाली पंक्ति के 

राजेन्द्र ढीमर के मकान से दोनो पंक्ति के हरिजन 
बस्ती छोडकर पुरी जी के मकान तक का पश्चिमी 

भाग । 
दक्षिण -रधुवंशी समाज मंदिर से महादेव मंदिर से उत्तर 

दिशा का समस्त भाग राजू नामदेव के घर तक । 
पश्चिम बमूरिया डेम से रामबक्स कुशवाह के मकान से 

होते हुये गणेशराम चौधरी के मकान तक का 
समस्त उत्तरी भाग । 


मठ मौहल्ला. 
महात्मा गांधी 

वार्ड 


5 


1759 


109 


0 


उत्तर -शांति बाई सेन के मकान से अशोकनगर रोड तक 

का दक्षिण दिशा की समस्त हरिजन बस्ती एंव 

कुम्हार मोहल्ला का समस्त भाग । 
पूर्व - रामसिंह ओझा के घर से वायपास होते हुये मूडरा 

टंकी से पनवाडी रोड चौराह तक समस्त पश्चिमी 

भाग । 
दक्षिण -पनवाडी रोड चौराहा से विजय हनुमान मंदिर तक 

का समस्त उत्तरी भाग होते हुये सार चबूतरा 
रघुवंशी मंदिर तक । 


बडा 
हरिजनपुरा , 
महारणा प्रताप 

वार्ड 


6 


1759 


85 


0 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2019 


193 


पश्चिम घसीटा साहू के मकान से महोदव मंदिर होते हुये 

भंवरलाल ढीमर के मकान तक का भाग । 


उत्तर -सरदार सिंह मुनीम के मकान से पुरानी मण्डी 

बाउण्ड्री होते हुये मण्डी गेट होते हुये इमलानी 
वाले की दुकान तक का समस्त उत्तरी भाग । 
पनवाडी रोड चौराहा से सरदार सिंह रघुवंशी मुनीम 

के मकान तक का भाग पश्चिमी भाग । 
दक्षिण -पनवाडी रोड चौराहे से घण्टरिया महाराज के घर 

से होते हुये रामस्वरूप शर्मा की दुकान तक का 

समस्त दक्षिणी भाग । 
पश्चिम रामस्वरूप शर्मा की दुकान से जितेन्द्र पंवार के 

मकान से होते हुये दौलत खटीक के मकान तक 
से कोरी टेलर के मकान से इमलानी वाले के घर 
तक समस्त पूर्वी भाग । 


सदर बाजार , 
दीनदयाल 

वार्ड 


7 


1740 


381 


03 


श्याम गली 


8 


मण्डी रोड, 
चंद्रशेखर 


1670 


115 


10 


दक्षिण- नानू 


आजाद वार्ड 


नारायण 
कालोनी, 


9 


2113 


236 


0 


सुभाष चंद्र 


बोस वार्ड 


उत्तर -रमजानी चाचा के मकान से असलम बेग के मकान 
पूर्व- गुलाब सिंह यादव के मकान से कोरी मोहल्ला का 

पश्चिमी भाग रमजानी के मकान तक । 

सोनी के मकान से होते हुये जैन मंदिर से 

इमलानी वाले जैन के मकान तक । 
पश्चिम -असलम बेग के मकान से गुलागबंज बाजार का 

पूर्वी भाग नानू सोनी के मकान तक । 
उत्तर - मूलचंद बोहरे के मकान से मिन्टूलाल जैन के 

मकान होते हुए मार्केटिंग सोसायटी तक । 
पूर्व - नवीन मण्डी से गोड मोहल्ला होते हुए मूलचंद 

बोहरे के मकान तक । 
दक्षिण - चौखट रोड लल्ला काछी के मकान से सीधे 

रघुवंशी पेट्रोल पंप नवीन मण्डी तक ।. 
पश्चिम - मार्केटिंग सोसायटी से आविद खान के मकान से 

चौखेट रोड लल्ला काछी के मकान तक । 
उत्तर - मोहन औदिच्य के मकान से टाकीज के पास छोटे 

सिंह सेंगर के मकान तक । 
पूर्व - मोहन औदिच्य के मकान से गुलाबगंज बाजार का 

पश्चिमी भाग देवेन्द्र जैन की दुकान तक । 
दक्षिण देवेन्द्र जैन की दुकान से शंभूदयाल ओझा के 

मकान तक । 
पश्चिम -गोयल का बाडा से विश्ववीर सिंह रघुवशंवी के 

मकान से होते हुये छोटे सिंह सेंगर के मकान । 
उत्तर धर्मवीर रघवंशी के मकान से पवन जैन ( घुच्चू) के 

मकान तक । 
पूर्व - पवन जैन ( घुच्चू) के मकान से गुलाबगंज वाजार 

का पश्चिमी भाग संजीव सोनी की दुकान तक । 
दक्षिण -संजीव सोनी की दुकान से दत्तात्रेय होते हुये 

रामकिशन जोशी के मकान से पूरन सिंह वकील 
के बाडे से बायपास रोड का उत्तरी भाग भागीरथ 
सिलावट के मकान तक । 


10 


सरस्वती 
कालोनी 
जवाहरलाल 
नेहरू वार्ड 


1713 


81 


18 


11 


जगदम्बा वार्ड 


1675 


294 


19 


194 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


गांधीनगर, 


12 


1830 


45 


25 


दत्तात्रय वार्ड 


13 


बायपास 
कालोनी 
सरदार 
भगतसिंह वार्ड 


2151 


406 


48 


पश्चिम -भागीरथ सिलावट के मकान से राजवीरसिंह के 

मकान से होते हये धर्मवीर के मकान तक । 
उत्तर -शिवराम जोगी दांतो के डाक्टर के मकान से मगन 

मामा के मकान तक । 
पूर्व सिरोज रोड नेहरू पार्क से अशोकनगर रोड पर 

स्वः शिवराम जोगी दांतो के डाक्टर के मकान । 
दक्षिण - भैयालाल औझा के मकान से रोड का उत्तरी 

भाग नेहरू पार्क । 
पश्चिम - भैयालाल औझा के मकान से छत्री तक । 
उत्तर - बायपास आइडिया टावर रिजौदा रोड पूरन साहू 

की चक्की तक का भाग । 
पूर्व 

बद्रीदास के मकान से कल्लू मास्टर से होते हुये 

सुदरदास के पास हैण्डपंप तक । 
दक्षिण - बद्रीदास महाराज के मकान से रिजोदा रोड घन्ना 

महाराज के मकान तक । 
पश्चिम -धन्ना महाराज के मकान से बायपास रोड का 

दक्षिणी भाग संजीव दुबे के मकान तक । 
उत्तर- रिजोदा रोड मिश्री हरिजन के मकान से रिजोदा 

रोड का दक्षिणी भाग वैनीप्रसाद छीपा के मकान । 
बैनीप्रसाद छीपा क मकान से पश्चिमी भाग 

बद्रीदास के मकान तक । 
दक्षिण- झिरना वाले ट्यूब वैल से होते हुये राधेश्याम शर्मा 

के मकान से बद्रीदास के मकान तक । 
पश्चिम रिजौदा रोड से हरदौल 

चबूतरा 

होते हुये असलम 
बेग के बाडे तक का पूर्वी भाग । 
उत्तर - महेन्द्र झाला के मकान से दास हनुमान मंदिर होते 

हुये राजस्थानी ट्रेक्टर रघुवीर सिंह राजपूत की 

दुकान तक । 
पूर्व- राजस्थानी ट्रेक्टर वर्क्स रघुवीरसिंह राजपूत की 

दुकान से चौखेट रोड से सीधे लला काछी के 

मकान तक । 
दक्षिण- लल्ला काछी के मकान से खत्री जिन्द बाबा से 

होते हुये जमना काछी के मकान तक । 
पश्चिम महेन्द्र झाला के मकान से झिरना वाले 

ट्यूव से होते हुये जतना काछी के मकान तक । 


पूर्व 


14 


बरबटपुरा, 
सियाराम बार्ड 


2341 


825 


57 


15 


मेहमूदगंज 
संत रविदास 

वार्ड 


1922 


834 


27 


योग: 


28045 


5189 


645 


भास्कर लाक्षाकार , कलेक्टर . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


